निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 226 ) 


7 ज्येष्ठ 1934 ( NO ) 
पटना , सोमवार, 28 मई 2012 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


- - 


- - - - 


अधिसूचना 

25 मई 2012 
सं0 II / एम - 182 / 2009 - 1500 — भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 की धारा - 9(1)( ख) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार क्षेत्रीय प्रबंधक (बीमांकिक ) पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन बीमा निगम, 
जीवन दीप, एक्जीवीशन रोड, पटना को वित्तीय वर्ष 2011 - 12 एवं अगले वित्तीय वर्ष के बीमा पालिसियों पर इण्डिया 
इन्श्योरेन्स स्टाम्प का भुगतान करने के लिए त्रैमासिक रूप से अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि के स्टाम्प शुल्क का 
समेकित भुगतान करने का आदेश देते है । 

समेकित स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन बीमा निगम जीवन दीप, 
एक्जीविशन रोड, पटना द्वारा त्रैमासिक आधार पर अपने आवश्यकता के अनुरूप राशि विभाग की प्राप्ति 
शीर्ष - " 0030 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन - 02 - स्टाम्प न्यायिकेतर - 800 - अन्य प्राप्तियाँ - 0001 - सकल प्राप्तियाँ, 
विपत्र कोड - R - 00030028000001 " में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की मुख्य शाखा, पटना में ट्रेजरी चालान 

से जमा किया जाएगा । 
3 . प्रत्येक त्रैमास में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा की गयी उपर्युक्त कंडिका - 02 में विनिर्दिष्ट शीर्ष में 

जमा की गयी राशि के समतुल्य इन्श्योरेन्स स्टाम्प के उपयोग की अनुमति निर्गत की जाएगी । 


4. 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 मई 2012 
जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा पॉलिसियों पर अंकित किया जाएगा कि " अनुमति पत्र सं0............. दिनांक......... 
........ के आलोक में समेकित स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया है । 
किसी वित्तीय वर्ष के लिए जमा अव्यवहत राशि का सामंजन उसके अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 226-571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


